रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002 /99 


REGISTERED No. D . L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


। 


दिल्लीराजपान 

Delhi cazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 69 ] 
No. . 69 ]. 


दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 13, 2016 / चैत्र 24 , 1938 
DELHI , WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938 


[ रा. रा . रा. क्षे. दि . सं. 13 ] 

[ N. C. T. D . No. 13] 


भाग -IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


खाद्य संरक्षा विभाग 


अधिसूचना 


दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016 
सं. फा . 01 ( 3 ) / डीओ - 1 / 2012 / भाग - 2 / 296 - 342.- जबकि , गुटका, पान मसाला सुगन्धित / सुवासित तम्बाकू , 
खर्रा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें लम्बाकू है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए. ग्राहकों के स्वास्थ्य को भारी क्षति 
पहुंचा सकते हैं और ये आने वाली भावी पीढ़ियों की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं ; 


जबकि , तम्बाकू, चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटीन, भारी धातु, एन्टी - केकिंग एजेंट ( घटकों के 
रूप में विशेष रूप से अनुमत्त सीमा तक ) चांदी के वर्क बाइंडर्स की सुस्वाद सुगन्ध, सुगन्ध, प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित 
किया गया हो या इन घटकों में कोई एक ( उक्त घटक इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग रूप से जैसा संदर्भ में अपेक्षित 
हो , उक्त व्यसन के रूप में संदर्भित है ) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 की धारा 3 के खंड ( ञ) के अन्तर्गत " खाद्य 
पदार्थ " है ; 


जबकि , केन्द्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटीन वाले उत्पादों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (निषेद्य तथा बिक्री पर 
प्रतिबंध ) विनियम, 2011 के विनियम , 2. 3 . 4 तथा खाद्य संरक्षा मानक ( खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) , विनियम , 2011 के 
विनियमों 3.1 .7 के अन्तर्गत एंटी केकिंग एजेंट (विस्तारित अनुमति से परे ) में प्रतिबंधित किया है ; 


जबकि , उक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग मानव स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए हानिकारक होगा और जबकि इन खाद्य 
पदार्थों को बिना प्रतिबंध के अनुमत किया जाता है तो ऐसा करना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की तंदुरूस्ती से समझौता होगा ; 


. जबकि , कानून के अधीन तथा जन स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिकी 
पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयुक्त, खाद्य संरक्षा उत्तरदायी है और जबकि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 की धारा 
30 (2 )(क ) के अन्तर्गत यह आदेश करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत है ; 
1845 DG/ 2016 . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


_ अब इसलिए, खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा ( 2) के खंड ( क ) के द्वारा प्रदत्त इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी, आयुक्त ( खाद्य संरक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू के विनिर्माण, भंडारण, वितरण 
या बिकी काः जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित करता हूँ जो उक्त व्यवसन में किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या 
मिश्रित की गई हो और चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तम्बाकू या खर्रा के नाम से या रूप हो या अन्यथा किसी 
भी नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो तथा / अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो , अथवा 
पैकेज में , अलग उत्पादों के रूप में बेची या वितरित इस प्रकार से की जाय ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा 
सुविधापूर्वक मिलाया जा सके । 

डॉ मृणालिनी दर्सवाल, आयुक्त ( खाद्य संरक्षा) 


DEPARTMENT OF FOOD SAFETY 

NOTIFICATION 

. . . Delhi, the 13th April , 2016 
" No. F . 1 ( 3 )/ DO - I/ 2012/ Part - II / 296 - 342. - Whereas, Gutka , Pan Masala , Flavoured/ Scented Tobacco, 
Kharra and similar products containing tobacco by whatsoever name called , cause damage to the health of consumers 
and their adverse impact could also lead to alterations of the genetic make-up of future generations; 

· Whereas, tobacco , whether flavoured , scented or mixed with other ingredients such as heavy metals , anti 
caking agents (except to the extent specifically permitted as ingredients ), silver leaf, binders, flavours , scents , 
fragrances, prohibited chemicals , or any one of these ingredients ( the said ingredients are hereafter collectively or 
individually , as the context requires, referred to as " the said additives" ) are " food " under clause ( ) of section 3 of the 
Food Safety and Standards Act , 2006 ; 

Whereas , the Central Government has prohibited products containing tobacco and nicotine under regulation 
2 . 3 . 4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales ) Regulations, 2011 and anti- caking agents 
(beyond the extent permitted ) under regulation 3. 1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and 
Food Additives ) Regulations, 2011 ; 

Whereas , the said food articles if consumed will endanger human health and well-being and whereas if 
consumption of these food articles is allowed without prohibition the well being of current and future generations will 
be compromised ; 

Whereas, under the lay and in the interest of public health , Commissioner Food Safety is responsible for 
prohibiting in the interest of puslic health the manufacture, storage, distribution or sale of any article of food , and 
whereas the undersigned is duly authorized under section 30 (2 )(a ) of the Food Safety and Standards Act, 2006 , to make 
this order ; . 

Therefore, in exercise of these powers conferred by clause (a ) of sub -section (2 ) of section 30 of the Food 
Safety and Standards Act , 2006 , the undersigned , Commissioner (Food Safety ), National Capital Territory of Delhi, 
prohibit in the interest of public health for a period of one year from the date of publication of this Notification in the 
official gazette , in the National Capital Territory of Delhi the manufacture, storage, distribution , or sale of tobacco 
which is either flavoured , scented or mixed with any of the said additives , and whether going by the name or form of 
gutka , pan masala , flavoured / scented tobacco , kharra, or otherwise by whatsoever name called , whether packaged or 
unpackaged and /or sold as one.product, or though packaged as separate products , sold or distributed in such a manner 
so as to easily facilitate mixing by the consumer. 

Dr. MRINALINI DARSWAL , Commissioner (Food Safety ) 


DITAMINEMALERANASHES 


Part IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


गृह ( सामान्य) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016 
- सं . फा . 9 / 91 / 2012 / गृह ( सा .) / 2250 . -दिल्ली कारागार (कारागार के आगन्तुक ) नियमावली, 1988 के नियम 2 
के उपनियम ( 2 ) तथा नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 18. 3. 2014 की पूर्ववर्ती अधिसूचना 
संख्या फा . 9 / 83 / 2012 - गृ . ( सा . ) / 1543 - 1552 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों 
को दिल्ली कारागार अधिनियम , 2000 ( 2002 का दिल्ली अधिनियम 2 ) तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के उपबंधों के 
अन्तर्गत आगन्तुक के रूप में उन्हें सौंपे गए ऐसे कार्य करने एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 
कारागार के पदेन / गैर सरकारी आगन्तुकों के रूप में नियुक्त करते हैं : 


शासकीय आगन्तुक 

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली । 
2. पुलिस आयुक्त अथवा उनका नामिति जो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रैंक से कम न हो । 
3. प्रधान सचिव ( गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
4. मुख्य अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
5. निदेशक ( समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
6. निदेशक ( स्वास्थ्य सेवा ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
7 . उपायुक्त (राजस्व), पश्चिमी जिला / जिला मजिस्ट्रेट ( पश्चिमी जिला) जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तिहाड़ स्थित है । 

8 . मुख्य परिवीक्षा अधिकारी । 
- 9. मुख्य आहारविद्, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली । 
गैर सरकारी सदस्य 
1. सुश्री रेखा पुरी, निवासी - 6 पालम मार्ग, वसंत विहार , नई दिल्ली । 
2. सुश्री त्रिपता धवन , ट्रस्टी, आर्ट ऑफ लिविंग, निवासी बी - 23, गीतांजली इन्क्लेव , नई दिल्ली -17 
3. फाइर जोन पूथुवा , कारागार मंत्रालय भारत, विकास पुरी, नई दिल्ली । 
4 . डॉ. अरूण कुमार गुप्ता, निवासी 205 द्वितीय तल, वैशाली, पीतम पुरा , दिल्ली । 
5 . डॉ . अनिल अग्रवाल, अमित नर्सिंग होम, ए - 3, मानक विहार एक्सटेंशन, तिहाड़, नई दिल्ली । 

- डॉ. ऋषि राज, एजे 44 - बी , शालीमार बाग, दिल्ली - 88 . 

डॉ . संजय अग्रवाल, ईमेल sanmacs @ gmail.com. 
8. डॉ . अनविका मित्तल , बीपी - 82, दूसरा तल, शालीमार बाग , नई दिल्ली - 88 . 
9. डॉ. सरबप्रीत सिंह गुगलानी, निवासी सी - 6 / 179 - ए , लारेंस रोड़, केशव पुरम् , दिल्ली - 35 . 
10. डॉ . पूनम जैन , ए - 18 , भूतल, फेस - 2, अशोक विहार, दिल्ली - 52 . 
11. डॉ. रविन्द्र कुमार दीवान , 128 अरावली अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली - 19 . 
12 . . डॉ. सुरभि सिंह, 42 – ए, पॉकेट - सी , एसएफएस फ्लैट्स, मयुर विहार , दिल्ली - 36 . 
13. डॉ. कुसुम जिन्दल, बी - 2 / 7, फेस - 2, अशोक विहार , दिल्ली - 52 . 
14 . श्री शिव कुमार सैनी , सी - 90बी, वैस्ट विनोद नगर , दिल्ली - 92. 
15 . श्री आर . आर. पठानिया, बी 6 / 151 , दूसरा तल , सैक्टर -11, रोहिणी, दिल्ली । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


16 . श्री हरीश चौधरी, 27, पीली कोठी , खानपुर, एम . बी. रोड़, नई दिल्ली - 62 . 
17 . श्री संजय गर्ग, सी - 3 / 30 , अशोक विहार - 2, दिल्ली - 52 . 
18. श्री प्रवीण प्रभाकर गौड , जे - 109 , साकेत, नई दिल्ली - 17 . 
19 . श्रीमती विनीता लुथरा, मकान संख्या सी - 8 / 293 , यमुना विहार , दिल्ली - 53 . 
20. श्री सुनील कुमार, 8823 / 14बी , शिद्दी पुरा, करोल बाग , नई दिल्ली - 05 . 
21 . श्री योगेन्द्र कुमार , मकान सं . 186 अरविन्द इन्क्लेव, नांगलोई , नई दिल्ली - 41 . 
गैर सरकारी आगन्तुक , दो वर्ष या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो , पद पर बने रहेंगे । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
ओ. पी . मिश्रा, अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 13th April, 2016 
No. F . 9/91 /2012- Home(G ) / 2250.-- In exercise of the powers conferred by sub- rule (2) of rule 2 and rule 5 
of the Delhi Prisons ( Visitors of Prisons) Rules, 1988 and in supersession of the previous notification No. F . 9 /83 /2012 
Home(G )/1543- 1552 dated 18 .03.2014 the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the 
following persons as Ex- officio /Non .official visitors of jails in the National Capital Territory of Delhi to act as such and 
discharge the functions of the visitors as assigned to them under the provisions of section 71 (2 ) ( xxiv ) of the Delhi 
Prisons Act , 2000 (Delhi Act No.2 of 2002 ) and rules framed thereunder , namely : 
Official Visitors : 


1. District and Sessions Judge , Delhi . 
2 . Commissioner of Police or his nomineè who should not be below the rank of Addl. Commissioner of Police. 
3 . Pr. Secretary ( Home ), Government of National Capital of Territory of Delhi . 
4 . Chief Engineer , PWD , Government of National Capital of Territory of Delhi. 

Director (Social Welfare ),Government of National Capital of Territory of Delhi. 
6. . Director (Health Services), Government of National Capital of Territory of Delhi. 
7. Dy . Commissioner ( Revenue ), District West/ District Magistrate ( West District ) under whose jurisdiction Tihar 

is located . 
8. Chief Probation Officer , Delhi.. 
29 . Chief Dietician, Deen Dayal Hospital, Delhi . 

Non - official Visitors : 
1. Ms. Rekha Purie R /o 6 , Palam Marg , Vasant Vihar , New Delhi. 
2 . Ms. Tripata Dhawan , Trustee , Art of Living, R /o B -23, Geetanjali Enclave , ND - 17 . 

Father John Puthuwa, Prison Ministry India , Vikas Puri , New Delhi . 
4 . Dr. Arun Kumar Gupta , R /o 205, Second Floor , Vaishali, Pitampura , Delhi. 
5. Dr. Anil Agarwal, Amit Nursing Home, A - 3,Manak Vihar Extn ., Tihar, N . Delhi. 

Dr. Rishi Raj, A J44- B, Shalimar Bagh Delhi -88 . 
7. Dr . Sanjay Aggarwal, email sanmacs @gmail .com. 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


8 . Dr. Anvika Mittal, BP -82, 2nd Floor , Shalimar Bagh , New Delhi -88. 
9 . Dr. Sarabpreet Singh Guglani, R / o C -6 /179 -A , Lawrence Road , Keshav Puram , Delhi- 35 . 
10 . Dr. Poonam Jain , A -18 Ground Floor , Phase - II, Ashok Vihar , Delhi-52 . 
11 . Dr. Ravindra Kumar Dewan , 128 , Aravali Apartments , Alaknanda, New Delhi- 19 . 
12 . Dr. Surbhi Singh, 42 - A , Pocket-C , SFS Flats , Mayur Vihar, Delhi- 36 . 
13. Dr. Kusum Jindal, B - 2/7 , Phase - II , Ashok Vihar, Delhi-52 . 
14 . Sh . Shiv Kumar Saini , C - 90B , West Vinod Nagar, Delhi- 92 . 
15. Sh . R . R . Pathania , B6 /151, Second Floor , Sector 11, Rohini, Delhi. 
16 . Sh. Harish Chaudhary , 27, Pili Kothi , Khanpur , M . B . Road , New Delhi-62 . 
17 . Sh. Sanjay Garg , C - 3 /30 , Ashok Vihar- II, Delhi- 52 . 
18. Sh . Praveen Prabhakar Gaur, J - 109, Şaket,New Delhi - 17 . 
19 . Mrs. Vinita Luthra, H .No . C -8/293, Yamuna Vihar, Delhi-53 . 
20 . Sh . Sunil Kumar, 8823 /14 B , Shidi Pura, Karol Bagh , ND -5. 

21. Sh . Yogender Kumar, H .No . 186 , Arvind Enclave, Nangloi, N . D -41 . 
The Non -Official Visitors shall hold office for a period of two years or till further orders whichever is earlier . 

By Order annd in the Name of the 
Government of the National Capital Territory of Delhi , 


O . P . MISHRA, Addl. Secy . (Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


